निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 33 ) पटना , मंगलवार , 8 जनवरी 2019 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

7 जनवरी 2019 
सं० 8 / नियम संशोधन ( रा० मेला) 08 - 09 / 2011 - 15( 8) / रा०, — बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम , 
2008 (बिहार अधिनियम 20 , 2008) की धारा - 2( क ) एवं 3 ( V ) के तहत नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ नगर निगम 
क्षेत्र अन्तर्गत "हजरत मुखदूमल मुल्क शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी चिरागा मेला " एवं " मणिराम 
बाबा अखाड़ा लंगोटा जुलूस " को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रवीण कुमार झा , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 33 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


